पंजीयन क्रमांक 
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.” 


“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक 
शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक 
टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक 
जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. 
से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001.” 


छत्तीसगढ़ राजपत्र 


प्राधिकार से प्रकाशित 


क्रमांक 21 ] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 24 मई 2024--्येष्ठ 3, शक 1946 
विषय-सूची 
भाग 1.--(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, । भाग 3.--(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय 
(3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) सूचनाएं, 


राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और 
अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, भाग 4.--(क) (1) छत्तीसगढ़ विधेयक, (2) प्रवर समिति के 


(7) लोक-भाषा परिशिष्ट, प्रतिवेदन, (3) संसद में पुर:स्थापित विधेयक, (ख) (1) 
अध्यादेश, (2) छत्तीसगढ़ अधिनियम, (3) संसद्‌ के 
भाग 2.--स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं. अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम. 


भाग १ 


राज्य शासन के आदेश 


सामान्य प्रशासन विभाग 
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर 


नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 28 मार्च 2024 
क्रमांक ई 3-08/2023/एक-2.-- भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, नई 


दिल्ली के परिपत्र HAI 25011/02/2021—AIS-II (Pension) दिनांक 13-07-2023 द्वारा अखिल भारतीय सेवा के अधिकारी, जिन्हें राष्ट्रीय 
पेंशन प्रणाली (NPS) अधिसूचना की तारीख (अर्थात्‌ दिनांक 22-12-2003) से पहले भर्ती के लिए विज्ञापित/अधिसूचित/रिक्त पद के विरूद्ध 


तर 


371 


संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित--2024. 


372 छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 24 मई 2024 [ भाग 1 


नियुक्त किया गया है और जो दिनांक 01-01-2004 को या उसके बाद सेवा में शामिल होने पर राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS ) में शामिल किए गए 
हैं, उन्हें अखिल भारतीय सेवाएं (मृत्यु सह सेवानिवृत्ति प्रसुविधाएं) नियम, 1958 के तहत्‌ पुरानी पेंशन योजना (OPS) के प्रावधानों के तहत 
शामिल करने के लिए एक बार विकल्प देने का लेख किया गया है. पत्र में यह भी उललेखित है कि सिविल सेवा परीक्षा, 2003 एवं सिविल सेवा 
परीक्षा, 2004 और भारतीय वन सेवा परीक्षा, 2003 के माध्यम से चयनित अखिल भारतीय सेवा के सदस्य इन प्रावधानों के तहत्‌ शामिल होने के 
पात्र हैं. 


2. भारत सरकार द्वारा जारी परिपत्र HATH 25011/02/2021—AIS-II (Pension) दिनांक 13-07-2023 के संदर्भ में छत्तीसगढ़ राज्य 
संवर्ग के सीधी भर्ती से नियुक्त भारतीय प्रशासनिक सेवा के आवंटन वर्ष 2006 बैच के निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS ) 
के स्थान पर अखिल भारतीय सेवाएं (मृत्यु सह सेवानिवृत्ति प्रसुविधाएं) नियम, 1958 के तहत पुरानी पेंशन योजना (OPS ) का लाभ प्रदान करने 
हेतु अपने विकल्प/आवेदन प्रस्तुत किये गये हैं :-- 


क्र. अधिकारी का नाम संघ लोक सिविल सेवा केन्द्रीय सिविल भा.प्र.से. में 
wa सेवा आयोग परीक्षा से सेवा में नियुक्ति नियुक्ति की 
आवंटन वर्ष सिविल सेवा संबंधित तिथि तिथि 
परीक्षा वर्ष अधिसूचना 
की तिथि 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) 
01. श्री एलेक्स व्ही. एफ. पॉल मेनन व्ही. 2004 29-11-2003 05-12-2005 29-08-2006 
(2006 ) 
02. श्री भुवनेश यादव 2004 29-11-2003...._ 05-12-2005 29-08-2006 
(2006) 
3. उपरोक्त के आलोक में महालेखाकार छत्तीसगढ़, रायपुर के परामर्श अनुसार राज्य शासन एतद्द्वारा कंडिका-2 में उल्लेखित भा..प्र.से. 


अधिकारियों को राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) के स्थान पर अखिल भारतीय सेवाएं (मृत्यु सह सेवानिवृत्ति प्रसुविधाएं) नियम, 1958 के ded पुरानी 
पेंशन योजना (OPS) में शामिल करने की अनुमति प्रदान करते हुए उसके सभी अनुवर्ती लाभ प्रदान किये जाते हैं. 


4. उक्त अधिकारियों के राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) खाते में जमा अंशदान की राशि का समायोजन महालेखाकार, छत्तीसगढ़, रायपुर 
के माध्यम से भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, नई दिल्ली के परिपत्र क्रमांक 25011/ 
02/2021—AIS-II (Pension) दिनांक 13-07-2023 में प्रदत्त निर्देशों के अनुसार संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन छत्तीसगढ़ द्वारा किया 
जावेगा. 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 
अन्वेष घृतलहरे, अवर सचिव. 


भाग 1 ] छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 24 मई 2024 373 


गृह (सी-अनुभाग) विभाग 
(विभागीय परीक्षा प्रकोष्ठ ) 
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर 


नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 12 अप्रैल 2024 
विभागीय परीक्षा माह अगस्त, 2024 का सूचना तथा कार्यक्रम 
क्रमांक एफ-09-57/गृह-सी/परीक्षा/2024.--छत्तीसगढ़ शासन के उन अधिकारियों के लिए (जिनके लिये विभागों द्वारा विभागीय 
परीक्षा निर्धारित की गई हो) विभागीय परीक्षा माह अगस्त-2024, दिनांक 05 अगस्त 2024 से दिनांक 13 अगस्त, 2024 तक रायपुर/दुर्ग/ 
बिलासपुर/बस्तर (जगदलपुर) तथा सरगुजा (अंबिकापुर) संभाग के आयुकतों द्वारा नियत किये जाने वाले स्थानों में निम्नांकित कार्यक्रमों के 
अनुसार होगी. नीचे सूची में दर्शाये अनुसार संबंधित विभाग/विभागाध्यक्ष/जिलाध्यक्ष अपनी जानकारी उपरोक्तानुसार अपने परीक्षा केन्द्रों के आयुक्तों 


को उपलब्ध करायें. 


सोमवार, दिनांक 05-08-2024 


= प्रश्न पत्र समय 
(1) (2) (3) 
1. प्रथम प्रश्न पत्र-दाण्डिक विधि तथा प्रक्रिया (पुस्तकों सहित) सा.प्र.वि. भू-अभिलेख एवं राजस्व 

विभाग के अधिकारियों के लिये. 

2. प्रश्न पत्र-पंजीयन विधि तथा प्रक्रिया (केवल अधिनियम तथा नियम की पुस्तकों सहित), पंजीयन 

विभाग के अधिकारियों के लिये. 

3. प्रश्न पत्र-विधि तथा प्रक्रिया (पुस्तकों सहित), उत्पाद शुल्क/आबकारी विभाग के अधिकारियों प्रात: 10.00 बजे से 
के लिये दोपहर 01.00 बजे तक. 


4. Wea पत्र-विधि तथा प्रक्रिया (केवल नियमों की पुस्तकों सहित), विक्रय कर विभाग के अधिकारियों 
के लिये 


5. प्रथम प्रश्न पत्र-सहकारिता (बिना पुस्तकों के), सहकारी संस्थाओं के सहायक पंजीयकों के लिये. 


59. Paper-1, “Electrical Laws (Without Books)’, ऊर्जा विभाग के अधिकारियों के लिये. 


सोमवार, दिनांक 05-08-2024 


6. द्वितीय प्रश्न पत्र-दाण्डिक विधि तथा प्रक्रिया, दाण्डिक मामलों में आदेश/निर्णय का लिखा जाना, 
सा.प्र.वि., भू-अभिलेख एवं राजस्व विभाग के अधिकारियों के लिये. 


7. दूसरा प्रश्न पत्र-सहकारिता तथा सामान्य विधि (पुस्तकों सहित) सहकारी संस्थाओं के सहायक दोपहर 02.00 बजे से 
पंजीयकों के लिये. शाम 05.00 बजे तक. 


8. प्रश्न पत्र-समाज कल्याण (बिना पुस्तकों के), समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये. 


60. Paper-2, “Earthing and Electrical Safety (Without Books)”, ऊर्जा विभाग के 
अधिकारियों के लिये. 


374 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 24 मई 2024 


[ भाग 1 


मंगलवार, दिनांक 06-08-2024 


(2) 


(3) 


61. 


66. 


प्रथम प्रश्न पत्र-प्रशासनिक राजस्व विधि तथा प्रक्रिया (बिना पुस्तकों के) भाग-“ए” आदिम जाति 
कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये. 


प्रथम प्रश्न पत्र-प्रशासनिक राजस्व विधि तथा प्रक्रिया “भाग-बी” (बिना पुस्तकों के) सा.प्र.वि., 
भू-अभिलेख एवं राजस्व विभाग के अधिकारियों के लिये. 


प्रथम प्रश्न पत्र-प्रशासनिक राजस्व विधि तथा प्रक्रिया “भाग-सी” (बिना पुस्तकों के) सा.प्र.वि., 
भू-अभिलेख एवं राजस्व विभाग के अधिकारियों के लिये. 


प्रश्न पत्र-उद्योग विभाग संबंधी अधिनियम तथा नियम, उद्योग विभाग के अधिकारियों के लिये. 
प्रश्न पत्र-खनिज प्रबंध (पुस्तकों सहित), खनिज साधन विभाग के अधिकारियों के लिये. 


प्रथम प्रश्न पत्र-लेखा तथा कार्यालयीन प्रक्रिया (बिना पुस्तकों के ), पंजीयन विभाग के अधिकारियों 
के लिये 


Paper-3, “Electrical Installation (Without Books)’, ऊर्जा विभाग के अधिकारियों के 
लिये. 


प्रथम प्रश्न पत्र-लेखा, (बिना पुस्तकों के), सहायक संचालक संवर्ग, बाल विकास परियोजना एवं 
तृतीय श्रेणी कार्यपालिक (पर्यवेक्षक इत्यादि) अधिकारियों के लिये. 


प्रात: 10.00 बजे से 
दोपहर 01.00 बजे तक. 


62. 


67. 


मंगलवार, दिनांक 06-08-2024 


दूसरा प्रश्न पत्र-प्रशासनिक राजस्व विधि तथा प्रक्रिया (पुस्तकों सहित) सा.प्र.वि., राजस्व विभाग, 
भू-अभिलेख तथा आदिम जाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये. 


प्रश्न पत्र-प्रक्रिया विकास योजनाओं राज्यों के साधनों राज्य के नियम पुस्तिकाओं आदि का ज्ञान (पुस्तकों 
सहित), उद्योग विभाग के अधिकारियों के लिये. 


तीसरा प्रश्न पत्र-बैंकिंग (बिना पुस्तकों के) सहकारी संस्थाओं के सहायक पंजीयकों के लिये. 
प्रश्न पत्र-समाज शिक्षा (बिना पुस्तकों के), समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये. 


द्वितीय प्रश्न पत्र-लेखा तथा कार्यालयीन प्रक्रिया (पुस्तकों सहित), पंजीयन विभाग के अधिकारियों 
के लिये. 


चतुर्थ प्रश्न पत्र-लेखा व स्थापना (बिना पुस्तकों के ), ऊर्जा विभाग के अधिकारियों के लिये. 


द्वितीय प्रश्न पत्र-लेखा, (पुस्तकों सहित), सहायक संचालक संवर्ग, बाल विकास परियोजना एवं 
तृतीय श्रेणी कार्यपालिक (पर्यवेक्षक इत्यादि) अधिकारियों के लिये. 


दोपहर 02.00 बजे से 
शाम 05.00 बजे तक. 


भाग 1 ] छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 24 मई 2024 375 
बुधवार, दिनांक 07-08-2024 
(1) (2) (3) 
20. तीसरा प्रश्न पत्र-प्रशासनिक, राजस्व विधि तथा प्रक्रिया (राजस्व मामले में आदेश का लिखा जाना), 
सा.प्र.वि., राजस्व एवं भू-अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिये. 
21. प्रश्न पत्र-पुस्तपालन तथा कर निर्धारण (पुस्तकों सहित), विक्रयकर विभाग के अधिकारियों के लिये. 
22. प्रथम प्रश्न पत्र-वन विधि (बिना पुस्तकों के), सहायक वन संरक्षकों के लिये. 
23. प्रथम प्रश्न पत्र-प्रक्रिया (बिना पुस्तकों के), वन क्षेत्रपालों के लिये. प्रात: 10.00 बजे से 
दोपहर 01.00 बजे तक. 
24. प्रश्न पत्र-“व्यावहारिक शाखा” (बिना पुस्तकों के) पुलिस विभाग के अधिकारियों के लिए 
63. Paper-5 “Switchgear and Protection (Without Books)”, ऊर्जा विभाग के अधिकारियों के 
लिये. 
68. तृतीय प्रश्न पत्र-महिला कल्याण एवं सशक्तिकरण (बिना पुस्तकों के), सहायक संचालक संवर्ग, बाल 
विकास परियोजना एवं तृतीय श्रेणी कार्यपालिक (पर्यवेक्षक इत्यादि) अधिकारियों के लिये. 
बुधवार, दिनांक 07-08-2024 
25. प्रश्न पत्र-कार्यालयीन संगठन तथा प्रक्रिया, विक्रयकर विभाग के अधिकारियों के लिये. 
26. प्रश्न पत्र-सिविल विधि तथा प्रक्रिया (पुस्तकों सहित), सा.प्र.वि., राजस्व एवं भू-अभिलेख विभाग के 
अधिकारियों के लिये. 
27. प्रश्न पत्र-“पुलिस शाखा” (बिना पुस्तकों के), पुलिस विभाग के अधिकारियों के लिए. 
28. दूसरा प्रश्न पत्र-सामान्य विधि (पुस्तकों सहित), सहायक वन संरक्षकों के लिये. 
29. तीसरा प्रश्न पत्र-सामान्य विधि (पुस्तकों सहित) वन क्षेत्रपालों के लिये. 
दोपहर 02.00 बजे से 
30. प्रश्न पत्र-स्थानीय शासन अधिनियम तथा नियम (बिना पुस्तकों के), पंचायत विभाग के अधिकारियों शाम 05.00 बजे तक. 
के लिये. 
31. चौथा प्रश्न पत्र-सहकारी लेखा तथा परीक्षण (बिना पुस्तकों के) भाग-1, लेखा एवं भाग-2, सहकारिता 
लेखा परीक्षण, सहकारी संस्थाओं के सहायक पंजीयकों के लिये. 
32. प्रश्न पत्र-समाज शास्त्र (पुस्तकों सहित), आदिम जाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये. 
64... 2०-०6, “Insulation Co-ordination & Hazardous Areas (Without Books)”, ऊर्जा विभाग 
के अधिकारियों के लिये. 
69. चतुर्थ प्रश्न पत्र-बाल संरक्षण, देखभाल, कल्याण एवं विकास (बिना पुस्तकों के), सहायक संचालक 


संवर्ग, बाल विकास परियोजना एवं तृतीय श्रेणी कार्यपालिक (पर्यवेक्षक इत्यादि) अधिकारियों के लिये. 


376 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 24 मई 2024 


[ भाग 1 


गुरुवार, दिनांक 08-08-2024 


(1) 


(2) 


(3) 


33. 


34. 


35. 


36. 


37. 


38. 


39. 


40. 


प्रथम प्रश्न पत्र-लेखा (बिना पुस्तकों के), सहायक कलेक्टरों, डिप्टी कलेक्टरों, तहसीलदारों, नायब 
तहसीलदारों, सा.प्र.वि., राजस्व एवं भू-अभिलेख विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों के लिये. 


प्रथम प्रश्न पत्र-लेखा (बिना पुस्तकों के), आदिम जाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये. 
प्रथम प्रश्न पत्र-लेखा (बिना पुस्तकों के), समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये. 

प्रश्न पत्र-न्यायिक शाखा (बिना पुस्तकों के), पुलिस विभाग के अधिकारियों के लिये. 

प्रश्न पत्र-लेखा (पुस्तकों सहित), उत्पाद शुल्क/आबकारी विभाग के अधिकारियों के लिये. 

प्रश्न पत्र-लेखा (पुस्तकों सहित), आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग के अधिकारियों के लिये. 

प्रश्न पत्र-लेखा (पुस्तकों सहित), उद्योग विभाग के अधिकारियों के लिये. 


प्रश्न पत्र-लेखा (पुस्तकों सहित), खनिज साधन विभाग के अधिकारियों के लिये. 


प्रातः 10.00 बजे से 
दोपहर 01.00 बजे तक. 


41. 


42. 


43. 


44. 


गुरुवार, दिनांक 08-08-2024 
प्रश्न पत्र-लेखा (पुस्तकों सहित), जनसंपर्क विभाग के अधिकारियों के लिये. 


द्वितीय प्रश्न पत्र-लेखा (पुस्तकों सहित), डिप्टी कलेक्टरों, तहसीलदारों, नायब तहसीलदारों, 
सा.प्र.वि., भू-अभिलेख तथा राजस्व विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों के लिये. 


द्वितीय प्रश्न पत्र-लेखा (पुस्तकों सहित), आदिम जाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये. 


द्वितीय प्रश्न पत्र-लेखा (पुस्तकों सहित), समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये. 


दोपहर 02.00 बजे से 
शाम 05.00 बजे तक. 


शुक्रवार दिनांक 09-08-2024 शनिवार दिनांक 10-08-2024 एवं रविवार दिनांक 11-08-2024 को शासकीय अवकाश 


45. 


46. 


47. 


48. 


49. 


सोमवार, दिनांक 12-08-2024 
प्रश्न पत्र-लेखा भाग-1 (बिना पुस्तकों के ), सिविल पशु चिकित्सा विभाग के अधिकारियों के लिये. 
प्रश्न पत्र-लेखा भाग-1 (बिना पुस्तकों के ), मत्स्य पालन विभाग के अधिकारियों के लिये. 


प्रथम प्रश्न पत्र-लेखा (पुस्तकों सहित), कृषि सेवा कार्यपालन प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय श्रेणी के 
अधिकारियों के लिये. 


प्रथम प्रश्न पत्र-विधि तथा प्रक्रिया (बिना पुस्तकों के), डेयरी विभाग के अधिकारियों के लिये. 


द्वितीय प्रश्न पत्र-छत्तीसगढ़ मूलभूत तथ्य और ग्रामीण विकास (पुस्तकों सहित), जनसंपर्क विभाग 
के अधिकारियों के लिये. 


प्रात: 10.00 बजे से 
दोपहर 01.00 बजे तक. 


भाग 1 ] छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 24 मई 2024 


377 


(1) 


(2) 


(3) 


50. 


65. 


द्वितीय प्रश्न पत्र-लेखा (बिना पुस्तकों के), वन क्षेत्रपालों के लिये. 


प्रश्नपत्र-पंचायत राज प्रशासन (विधि तथा visa) सहायक कलेक्टरों, डिप्टी कलेक्टरों, 
तहसीलदारों, अधीक्षक भू-अभिलेख, सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख, जिला कार्यालय के अधीक्षक, 
ग्रामीण विकास विभाग के विकास खण्ड अधिकारी, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, 
अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के जिला संयोजक, क्षेत्र संयोजक, विकासखंड अधिकारी, 
मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत के लिये. 


प्रात: 10.00 बजे से 
दोपहर 01.00 बजे तक. 


51. 


52. 


53. 


54. 


55. 


56. 


37; 


सोमवार, दिनांक 12-08-2024 
प्रश्न पत्र-लेखा भाग-2 (पुस्तकों सहित), सिविल पशु चिकित्सा विभाग के अधिकारियों के लिये. 
प्रश्न पत्र-लेखा भाग-2 (पुस्तकों सहित), मत्स्य पालन विभाग के अधिकारियों के लिये. 


प्रश्नपत्र-किसी मामले में आदेश/प्रतिवेदन लिखने की व्यवहारिक परीक्षा (पुस्तकों सहित), सहकारी 
संस्थाओं के सहायक पंजीयकों के लिये. 


तृतीय प्रश्न पत्र-प्रक्रिया तथा लेखा (पुस्तकों सहित), सहायक वन संरक्षकों के लिये. 


द्वितीय प्रश्न पत्र-लेखा (बिना पुस्तकों के), कृषि कार्यपालन प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय श्रेणी के 
अधिकारियों के लिये. 


द्वितीय प्रश्न पत्र-लेखा तथा प्रक्रिया (पुस्तकों सहित), डेयरी विकास विभाग के अधिकारियों के 
लिये. 


तृतीय प्रश्न पत्र-अनु. जाति तथा आदिवासी (अनु.जन.जाति) विकास (पुस्तकों सहित), जनसंपर्क 
विभाग के अधिकारियों के लिये. 


दोपहर 02.00 बजे से 
शाम 05.00 बजे तक. 


58. 


मंगलवार, दिनांक 13-08-2024 


प्रश्न पत्र-हिन्दी निबंध तथा हिन्दी से अंग्रेजी में अनुवाद, सभी विभागों के अधिकारियों के लिये. 


प्रात: 10.00 बजे से 
दोपहर 01.00 बजे तक. 


सहायक कलेक्टरों, डिप्टी कलेक्टरों, राज्य के अधीनस्थ सिविल सेवाओं के सदस्य, भू-अभिलेख कर्मचारियों तथा कलेक्टरों और 
राजस्व आयुक्तों के कार्यालय के अधीक्षकों को सूचित किया जावे कि विभागीय परीक्षा गृह विभाग द्वारा नये संशोधित नियमों के 
अन्तर्गत प्रसारित अधिसूचना क्रमांक एफ 3-54/98/दो-ए (3) दिनांक 19-03-99 एवं एफ 3-102/90/दो-ए (3) के पाठ्यक्रम के 
अनुसार होगी. नये नियमों के अन्तर्गत पंचायत राज प्रशासन विधि एवं प्रक्रिया से संबंधित प्रश्न भी अनिवार्य रूप से रखा गया है. 


उम्मीदवारों को सूचित किया जावे कि जिन प्रश्न पत्रों में पुस्तकों की सहायता ली जाना है, उन्हें विभागीय परीक्षा के लिये कलेक्टर 


कार्यालय से पुस्तकें नहीं दी जावेंगी. उन्हें अपनी स्वयं की पुस्तक लानी होगी. 


सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों/कर्मचारियों को जो परीक्षा में सम्मिलित होने के इच्छुक हो, अपना नाम उचित माध्यम से सीधे 
अपने विभागाध्यक्षों को भेजना चाहिए. यह भी स्पष्ट किया जावे कि परीक्षार्थी राजपत्रित/अराजपत्रित है, का भी उल्लेख किया जावे. 


378 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 24 मई 2024 [ भाग 1 


सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक 1/15/77/-1/ह.स.से दिनांक 15 जनवरी 1978 के अनुसार विभागीय परीक्षा में अनुसूचित 
जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों को उत्तीर्ण होने के लिये 10 प्रतिशत अंकों तक छूट दी जाती है. अतः ऐसे परीक्षार्थी 
तत्संबंध में अपना प्रमाण पत्र अपने संबंधित परीक्षा केन्द्र के आयुकतों को प्रस्तुत करेंगे. 


इन प्रमाण पत्रों को गृह-सी विभाग (विभागीय परीक्षा प्रकोष्ठ ) को नहीं भेजे जावें. संबंधित विभागाध्यक्ष/जिलाध्यक्ष/परीक्षा में 
भाग लेने वाले व्यक्तियों की आवेदन/सूची के साथ प्रमाण पत्र संबंधित परीक्षा केन्द्रों के आयुक्तों को दिनांक 30-06-2024 तक भेजेंगे. 
जिन परीक्षार्थियों द्वारा प्रमाण पत्र विभागाध्यक्षों के माध्यम से संबंधित परीक्षा केन्द्र आयुक्त को प्रस्तुत नहीं किये जावेंगे, उन्हें इस प्रकार 
की सुविधा प्राप्त नहीं होगी. ये प्रमाण पत्र आयुक्त कार्यालय में रखे जावेंगे. 


समस्त परीक्षा केन्द्र आयुक्तों से निवेदन है कि परीक्षा में सम्मिलित जिन परीक्षार्थियों द्वारा अनुसूचित जाति/जनजाति के प्रमाण पत्र उन्हें 
प्राप्त होंगे, उनको शासन को भेजे जाने वाली सूची में स्पष्ट रूप से उल्लेख करें. 


परीक्षार्थियों के लिए परीक्षा के दौरान मोबाईल फोन, पेजर, स्मार्ट वॉच तथा किसी भी प्रकार के संचार साधन रखना पूर्णतः प्रतिबंधित 
है. यदि किसी परीक्षार्थी द्वारा परीक्षा केन्द्र में कोई संचार साधन लाया जाता है तो उसे परीक्षा कक्ष में प्रवेश करने से पूर्व Wa: अपनी 
जिम्मेदारी पर परीक्षा कक्ष के बाहर रखना होगा. 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 
अरूण देव गौतम, सचिव. 


LAW AND LEGISLATIVE AFFAIRS DEPARTMENT 
Mantralaya Mahanadi Bhawan, Atal Nagar, Nava Raipur (C.G.) 


Nava Raipur, the 15th April 2024 


No. 159/1253/XXI-B/C.G./2024.—The State Government on recommendation of the Hon’ble High Court of 


Chhattisgarh vide its Memo No. 342/I-8-6/2001(Pt.IV)/Confdl./2024 Dated 10-04-2024 hereby, appoints the follow- 
ing members of Lower Judicial Services specified in column (2) of the Schedule below as Secretary, District Legal 
Services Authority on deputation, as mentioned in column (3) of Schedule, from the date they assume charge of their 
office, namely :— 


91. 10०0. Name of Judicial Officer with present place Name of DLSA 
of posting 

(1) (2) (3) 

1. Smt. Sweta Upadhyaya Gaur, III Civil Judge Class-I Secretary, District Legal Services Authority, 
& Additional Chief Judicial Magistrate, Raipur Balod 

2. Shri Gerjesh Pratap Singh, ५ Civil Judge Class-I, Secretary, District Legal Services Authority, 
Raipur Baloda-Bazar 

3. Shri Hemant Kumar Ratre, Civil Judge Class-I, Secretary, District Legal Services Authority, 
Kasdol Rajnandgaon 

4. Shri Bhaskar Mishra, वी Civil Judge Class-I, Raigarh Secretary, District Legal Services Authority, 

Kanker 

5. Smt. Nidhi Sharma, वी Additional Judge to the Court Secretary, District Legal Services Authority, 
of I Civil Judge Class-I, Raipur Bemetara 

6. Shri Ramesh Kumar Chouhan, II Civil Judge Class-I, Secretary, District Legal Services Authority, 
Katghora Raipur 

ce Smt. Apurva Dangi, IV Civil Judge Class-I, Raipur Secretary, District Legal Services Authority, 


Dantewara. 


भाग 1 ] छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 24 मई 2024 379 


(1) (2) (3) 
8. Smt. Amrita Dinesh Mishra, II Civil Judge Class-I, Secretary, District Legal Services Authority, 
Durg Baikunthpur 
9. Smt. Kanchan Lata Achala, II Civil Judge (1855-11, Secretary, District Legal Services Authority, 
Bilaspur Mungeli 
10. Smt. Ankita Mudaliar, Civil Judge Class-II, Saja Secretary, District Legal Services Authority, 
Raigarh 
11. Ku. Gayatri Sai, [IX Civil Judge Class-II, Raipur Secretary, District Legal Services Authority, 
Kondagaon 
12. Ku. Ankita Kashyap, [X Civil Judge (1855-11, Secretary, District Legal Services Authority, 
Bilaspur Jagdalpur 
13. Shri Rahul Kumar, Civil Judge Class-II, Pendra Road Secretary, District Legal Services Authority, 
Kawardha 
14. Ku. Dimple, Additional Judge to the Court of Civil Secretary, District Legal Services Authority, 
Judge Class-II, Baloda Bazar Korba 


By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh, 
RAJNISH SHRIVASTAVA, Principal Secretary. 


विभाग प्रमुखों के आदेश 


कार्यालय, प्रबंध संचालक, छ.ग. राज्य कृषि विपणन (मण्डी) बोर्ड 
“सरदार ATHY भाई पटेल भवन”, सेक्टर-24, कयाबांधा, अटल नगर, AA रायपुर 


रायपुर, दिनांक 5 मार्च 2024 


क्रमांक/बी-4/1/32( 2) /भा.अधि./2023-24/7874.- कार्यालयीन आदेश क्रमांक/बी-4/32 (2 ) /भा.अधि./2023-24/6052-6053 
रायपुर दिनांक 15-12-2023 द्वारा श्री डी. आर. केसरवानी, वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी, बिलाईगढ़, जिला सारंगढ़-बिलाईगढ़ को कृषि उपज 
मंडी समिति भटगांव, जिला सारंगढ़-बिलाईगढ़ (छ.ग. ) का भारसाधक अधिकारी नियुक्त किया गया था. 


संयुक्त संचालक, छ.ग. राज्य कृषि विपणन बोर्ड, संभागीय बिलासपुर का पत्र क्रमांक/बोर्ड/नियमन/2022-23/3633 बिलासपुर दिनांक 
27-02-2024 द्वारा कृषि उपज मंडी समिति भटगांव के भारसाधक अधिकारी श्री डी. आर. केसरवानी, वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी, बिलाईगढ़, 
जिला सारंगढ़-बिलाईगढ़ दिनांक 31-01-2024 को अधिवार्षिकी आयु पूर्ण कर सेवानिवृत्त होने का उल्लेख करते हुए श्री कृष्ण कुमार साहू, 
ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी, बिलाईगढ़, प्रभारी वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी नियुक्त किये जाने का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है. 


अतः छत्तीसगढ़ कृषि उपज मण्डी अधिनियम 1972 (क्रमांक 24 सन्‌ 1973) Hl धारा 57 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) में प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा, श्री डी. आर. केसरवानी, वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी, बिलाईगढ़, जिला सारंगढ़-बिलाईगढ़ के स्थान 
पर श्री कृष्ण कुमार साहू, ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी, बिलाईगढ़ प्रभारी वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी को कृषि उपज मंडी समिति भटगांव, 
जिला सारंगढ़-बिलाईगढ़ का भारसाधक अधिकारी नियुक्त किया जाता है. 


महेन्द्र सिंह wait, 
संचालक. 


380 छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 24 मई 2024 [ भाग 1 


उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं 
HIGH COURT OF CHHATTISGARH, BILASPUR 
Bilaspur, the 15th April 2024 


No. 357/Confdl./2024/II-3- 1/2024.—In Registry Order No. 340/Confd1./2024/II-3- 1/2024 Dated 10-04-2024, 
in 81. No. 21, Column No. 6 be read as “XII Civil Judge Class-II’ instead of VII Civil Judge (1855-11. 


बिलासपुर, दिनांक 15 अप्रैल 2024 


क्रमांक 6049/तीन-6-1/2000.--दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (सन्‌ 1974 का अधिनियम क्रमांक 02), Ht धारा 11 की SAAT (2) 
द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा इस संबंध में जारी की गई पूर्व की अधिसूचना क्रमांक-4997/तीन-6-1/2000 दिनांक 18 अप्रैल 
2022 को अतिष्ठित करते हुए, उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर एतद्द्वारा निम्न सारणी के स्तंभ (1) में दर्शित न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी 
को रेल संपत्ति (विधि विरूद्ध कब्जा) अधिनियम 1966 (सन्‌ 1966 का 29) एवं रेलवे एक्ट 1989 (सन्‌ 1989 का 24) के अंतर्गत दण्डनीय और 
रेल भूमि के उस भाग जो छत्तीसगढ़ के उक्त सारणी के स्तंभ (3) में दर्शित सिविल जिलों की सीमाओं के अंतर्गत स्थित है, में होने वाले अपराधों 
की जांच एवं विचारण के लिए छत्तीसगढ़ राज्य शासन द्वारा विधि एवं विधायी कार्य विभाग की अधिसूचना क्रमांक 3403/21-ब(छ.ग. )/2001 
दिनांक 04, जुलाई 2001 द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (सन्‌ 1974 का 2) की धारा 11(1) के अधीन निर्मित विशेष न्यायालय का उनके 
कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पीठासीन अधिकारी नियुक्त करता है :-- 


सारणी 
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी का नाम मुख्यालय स्थानीय क्षेत्र 
(1) (2) (3) 
श्री आनंद कुमार सिंह, न्यायिक मजिस्ट्रेट रायपुर रायपुर, महासमुंद, धमतरी, बलौदाबाजार, दुर्ग, बेमेतरा, 
प्रथम श्रेणी, रायपुर बालोद, राजनांदगांव, कबीरधाम (कवर्धा) एवं बिलासपुर. 


Bilaspur, the 15th April 2024 


No. 6049/III-6- 1/2000.—In exercise of the powers conferred by Sub-section (2) of Section 11 of the Code of 
Criminal Procedure, 1973 (Act No. 2 of 1974) and in supersession of its previous Notification No. 4997/III-6- 1/2000, 
dated 18-04-2022 the High Court of Chhattisgarh, Bilaspur hereby, appoints the Judicial Magistrate First Class shown 
in column No. (1) of the table below to be the presiding officer of the Court of Special Magistrate established by the 
Govt. of Chhattisgarh under section 11(1) of the Code of Criminal Procedure, 1973 vide Law and Legislative Affairs 
Department Notification no. 3403/21-B(C.G.)/2001, dated 04th July, 2001 for enquiry and trial of offences under the 
Railway Property (Unlawful Possession) Act, 1966 (No. 29 of 1966) and under the Railway Act, 1989 (Act No. 24 of 
1989) arising out of the Railway Lands running through territories of Civil District shown in columns No. (3) of the 
said table with effect from the date of his assuming charge of his office. 


TABLE 
Name of the Judicial Magistrate Head Local Area 
First Class Quarter 
(1) (2) (3) 
Shri Anand Kumar Singh, Judicial Magistrate Raipur Raipur, Mahasamund, Dhamtari, Balodabazar, 
First Class, Raipur. Durg. Bemetara, Balod, Rajnandgaon, 


Kabirdham (Kawardha) and Bilaspur. 


By order of the High Court, 
SUDHIR KUMAR, Registrar General. 


भाग 1 ] छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 24 मई 2024 381 


Bilaspur, the 30th March 2024 


No. 36/L.G./2024/II-3-38/2017.—Shri Ram Kumar Tiwari, District & Sessions Judge, Surguja at Ambikapur 
is hereby, granted commuted leave for 07 days from 22-02-2024 to 28-02-2024. 


During the period of commuted leave, he shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately 
before proceeding on leave as aforementioned. 


Certified that if Shri Tiwari, had not proceeded on leave as aforementioned then he would have been working 
on the same post. 


After deduction of the aforementioned leave, 307 days of half-pay-leave are remaining in his leave account 
as on date. 


Bilaspur, the 30th March 2024 


No. 37/L.G./2024/II-2-18/2016.—Shri Santosh Kumar Tiwari, Judge, Family Court, Dakshin Bastar 
(Dantewara) is hereby, granted commuted leave for three week (21 days) from 25-01-2024 to 14-02-2024 along with 
permission to remain out of headquarters. 


During the period of commuted leave, he shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately 
before proceeding on leave as aforementioned. 


Certified that if Shri Tiwari, had not proceeded on leave as aforementioned then he would have been working 
on the same post. 


After deduction of the aforementioned leave, 122 days of half-pay-leave are remaining in his leave account 
as on date. 


Bilaspur, the 30th March 2024 


No. 38/L.G./2024/N-2-18/2022.—Shri Srinarayan Singh, Judge, Family Court, Uttar Bastar (Kanker) is hereby, 
granted earned leave for 05 days from 12-02-2024 to 16-02-2024 along with permission to remain out of headquarters 
after the Court hours of 09-02-2024 till before the Court hours of 19-02-2024. 


During the period of earned leave, he shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before 
proceeding on leave as aforementioned. 


Certified that if Shri Singh, had not proceeded on leave as aforementioned then he would have been working 
on the same post. 


After deduction of the aforementioned leave, 282 days of earned leave are remaining in his leave account as 
on date. 


Bilaspur, the 30th March 2024 


No. 39/L.G./2024/II-2-10/2018.—Shri Manvendra Singh, I Additional Principal Judge, Family Court, Raipur 
is hereby, granted earned leave for 05 days from 05-02-2024 to 09-02-2024 along with permission to remain out of 
headquarters from 04-02-2024 to 11-02-2024. 


During the period of earned leave, he shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before 
proceeding on leave as aforementioned. 


382 छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 24 मई 2024 [ भाग 1 


Certified that if Shri Singh, had not proceeded on leave as aforementioned then he would have been working 
on the same post. 


After deduction of the aforementioned leave, 248 days of earned leave are remaining in his leave account as 
on date. 


Bilaspur, the 30th March 2024 


No. 40/L.G./2024/II-2-25/2016.—Shri Arvind Kumar Sinha, District & Sessions Judge, Raigarh is hereby, 
granted earned leave for 04 days from 04-03-2024 to 07-03-2024 along with permission to remain out of headquarters 
from 03-03-2024 till before the Lok Adalat on 09-03-2024. 


During the period of earned leave, he shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before 
proceeding on leave as aforementioned. 


Certified that if Shri Sinha, had not proceeded on leave as aforementioned then he would have been working 
on the same post. 


After deduction of the aforementioned leave, 284 days of earned leave are remaining in his leave account as 
on date. 


Bilaspur, the 30th March 2024 


No. 41/L.G./2024/1I-2-4/2009.—Shri Ashok Kumar Sahu, District & Sessions Judge, Balrampur at 
Ramanujganj is hereby, granted earned leave for 04 days from 30-01-2024 to 02-02-2024 along with permission to 
remain out of headquarters. 


During the period of earned leave, he shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before 
proceeding on leave as aforementioned. 


Certified that if Shri Sahu, had not proceeded on leave as aforementioned then he would have been working 
on the same post. 


After deduction of the aforementioned leave, 300+01 days of earned leave are remaining in his leave account 
as on date. 


Bilaspur, the 30th March 2024 


No. 42/L.G./2024/II-2-3/2014.—Smt. Anita Dahariya, the then District & Sessions Judge, Jashpur is hereby, 
granted earned leave for 16 days from 22-01-2024 to 06-02-2024 along with permission to remain out of headquarters 
after the Court hours of 19-01-2024 till before the Court hours of 12-02-2024 and earned leave for 04 days from 21-02- 
2024 to 24-02-2024 along with permission to remain out of headquarters after the Court hours of 20-02-2024 till 
before the Court hours of 26-02-2024. 


During the period of earned leave, she shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before 
proceeding on leave as aforementioned. 


Certified that if Smt. Dahariya, had not proceeded on leave as aforementioned then she would have been 
working on the same post. 


After deduction of the aforementioned leave, 300+03 days of earned leave are remaining in her leave account 
as on date. 


भाग 1 ] छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 24 मई 2024 383 


Bilaspur, the 22nd April 2024 


No. 43/L.G./2024/I1-2-24/2016.—Shri Alok Kumar the then Judge, Family Court, Kabirdham (kawardha) is 
hereby, granted earned leave for 09 days from 23-01-2024 to 31-01-2024 along with permission to temain out of 
headquarters and earned leave for 04 days from 21-02-2024 to 24-02-2024 along with permission to remain out of 
headquarters. 


During the period of earned leave, he shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before 
proceeding on leave as aforementioned. 


Certified that if Shri Kumar, had not proceeded on leave as aforementioned then he would have been working 
on the same post. 


After deduction of the aforementioned leave, 300+02 days of earned leave are remaining in his leave account 
as on date. 


Bilaspur, the 22nd April 2024 


No. 44/L.G./2024/I-2-20/2021.—Shri Devender Kumar, the then Additional Registrar (D.E. & E.), High 
Court of Chhattisgarh, Bilaspur is hereby, granted earned leave for 16 days from 16-02-2024 to 02-03-2025 along with 
permission to stay out of headquarters from 16-02-2024 to 02-03-2023. 


During the period of earned leave, he shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before 
proceeding on leave as aforementioned. 


Certified that if Shri Kumar, had not proceeded on leave as aforementioned then he would have been working 
on the same post. 


After deduction of the aforementioned leave, 160 days of earned leave are remaining in his leave account as 
on date. 


Bilaspur, the 22nd April 2024 


No. 45/L.G./2024/II-3-28/2008.—Smt. Girija Devi Meravi, the then Judge, Family Court, Balod is hereby, 
granted earned leave for 09 days from 09-10-2023 to 17-10-2023 along with permission to remain out of headquarters 
from 08-10-2023 to 17-10-2023 and earned leave for 05 days from 11-03-2024 to 15-05-2024 along with permission 
to remain out of headquarters from 10-03-2024 to 17-03-2024. 


During the period of earned leave, she shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before 
proceeding on leave as aforementioned. 


Certified that if Smt. Meravi, had not proceeded on leave as aforementioned then she would have been 
working on the same post. 


After deduction of the aforementioned leave, 290 days of earned leave are remaining in her leave account as 
on date. 


Bilaspur, the 22nd April 2024 


No. 46/L.G./2024/II-2-13/2017.—Shri Yogesh Pareek, the then District & Sessions Judge, Uttar Bastar (Kanker) 
is hereby, granted earned leave for 01 day on 08-11-2023 along with permission to remain out of headquarters after 
the Court hours of 06-11-2023 till 08-11-2023, earned leave for 05 days from 29-12-2023 to 02-01-2024 in continu- 
ation of winter vacation along with permission to remain out of headquarters after the Court hours of 23-12-2023 till 
02-01-2024 and earned leave for 09 days from 11-03-2024 to 19-03-2024 along with permission to remain out of 
headquarters after completion of National Lok Adalat on 09-03-2024 till before the Court hours of 20-03-2024. 


384 छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 24 मई 2024 [ भाग 1 


During the period of earned leave, he shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before 
proceeding on leave as aforementioned. 


Certified that if Shri Pareek, had not proceeded on leave as aforementioned then he would have been working 
on the same post. 


After deduction of the aforementioned leave, 159 days of earned leave are remaining in his leave account as 
on date. 


Bilaspur, the 22nd April 2024 


No. 47/L.G./2024/II-3-36/2010.—Smt. Kirti Lakra, Judge, Family Court, Mungeli is hereby, granted child 
care leave for 31 days from 14-02-2024 to 15-03-2024. 


During the period of child care leave, she shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately 
before proceeding on leave as aforementioned. 


Certified that if Smt. Lakra, had not proceeded on leave as aforementioned then she would have been working 
on the same post. 


After deduction of the aforementioned leave, 682 days of earned leave are remaining in her leave account as 


on date. 


By order of the High Court, 
AWADH KISHORE, Additional Registrar (ADMN.) 


